रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D . L .- 33004 /99 



MON 


" 


. 


Art 


.. 


सामव जगत 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


? 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III - खण्ड 4 
PART III — Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , मार्च 24 , 2015 / चैत्र 3 , 1937 
NEW DELHI, TUESDAY , MARCH 24 , 2015 /CHAITRA 3, 1937 


सं. 106] 
No. 106 ] 


NEW नई दिल्ली, मंगलव 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 

अधिसूचना 

मुम्बई , 24 मार्च, 2015 
अनुसंधान विश्लेषक परीक्षा : भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( प्रतिभूति बाजारों में सहयुक्त व्यक्तियों का 

प्रमाणीकरण) विनियम, 2007 के विनियम 3 के अधीन अधिसूचना 
सं . एल . ए. डी .- एन. आर. ओ./ जी . एन./ 2014- 15/ 26/ 540. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 
( प्रतिभूति बाजारों में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण ) विनियम , 2007 के विनियम 3 के उप -विनियम ( 1) के 
अनुसार, बोर्ड, अधिसूचना द्वारा , विनियमों में यथा परिभाषित किसी प्रवर्ग के सहयुक्त व्यक्तियों से अपेक्षित 
प्रमाणीकरण ( प्रमाणीकरणों) को अभिप्राप्त करने की अपेक्षा कर सकता है । 

2. एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस अधिसूचना की तारीख से , भारतीय प्रतिभूति और 
विनिमय बोर्ड ( अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014 ("विनियमों") के अधीन अनुसंधान विश्लेषक के रूप में कार्य 
करने वाला या कार्य करने की इच्छा रखने वाला कोई व्यक्ति , राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान की तारीख 16 
फरवरी, 2015 की विज्ञप्ति सं . एनआईएसएम/ सर्टिफिकेशन /सीरीज़-XV : रिसर्च एनेलिस्ट/ 2015/01 में यथा 
उल्लिखित " रा.प्र. बा .सं .-श्रृंखला - XV : अनुसंधान विश्लेषक प्रमाणीकरण परीक्षा " को उत्तीर्ण किये जाने का राष्ट्रीय 
प्रतिभूति बाजार संस्थान का प्रमाणीकरण अभिप्राप्त करेगा । 


1373 GI/ 2015 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC . 4 ] 


3. इस अधिसूचना में दी हुई किसी बात के होते हुए भी , अनुसंधान विश्लेषक के रूप में कार्य करने वाला 
या कार्य करने की इच्छा रखने वाला कोई व्यक्ति , आनुकल्पिक रूप से, विनियमों के विनियम 7 के उप -विनियम 
( 2) के प्रयोजनार्थ, बोर्ड द्वारा समय - समय पर मान्यताप्राप्त प्रमाणीकरण भी अभिप्राप्त कर सकेगा । 


यू. के. सिन्हा , अध्यक्ष 
[f =11471- 111/4/27HT./69-595 ft/ 349/ 14 ] 


SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA 


NOTIFICATION 


Mumbai, the 24th March , 2015 
Research Analyst Examination : Notification under regulation 3 of the Securities and Exchange Board 

of India (Certification of Associated Persons in the Securities Markets ) Regulations, 2007 

No. LAD -NRO /GN /2014 - 15 /26 /540 . — In termsof sub - regulation ( 1) of regulation 3 of the Securities 
and Exchange Board of India (Certification of Associated Persons in the Securities Markets ) Regulations , 
2007 , the Board may require ,by notification , any category of associated persons as defined in the Regulations 
to obtain requisite certification (s ). 

2. It is hereby notified that with effect from the date of this notification , any person acting or 
desirous of acting as research analyst under the Securities and Exchange Board of India (Research Analysts ) 
Regulations, 2014 ("the Regulations" ), shall obtain certification from the National Institute of Securities 
Markets (NISM ) by passing the " NISM -Series -XV : Research Analyst Certification Examination " , as 
mentioned in the NISM communique No. NISM /Certification /Series - XV : Research Analyst/ 2015 /01, dated 
February 16 , 2015. 

3 . Notwithstanding anything contained in this notification , any person acting or desirous of acting 
as research analyst , may also , in the alternate , obtain certification recognised by the Board from time to time, 
for the purpose of sub -regulation (2 ) of regulation 7 of the Regulations. 

U . K . SINHA , Chairman 
[ADVT.- III /4 /Exty ./69 -ZB /349/ 14 ] 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


